रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


ROHD 


- 


- - - - - 

H 


- - - 


- - - - - - 
asirtra 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 14, 2017 / कार्तिक 23 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , NOVEMBER 14 , 2017 /KARTIKA 23 , 1939 


सं. 926 ] 
No. 926 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2017 

सं . 50 / 2017- एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का .नि . 1402( अ ). केंद्रीय सरकार , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है , 
परिषद की सिफारिशों के आधार पर , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 30/ 2017- एकीकृत 
कर ( दर), तारीख 22 सितंबर , 2017 , सा . का . नि . 1198( अ ), तारीख 28 जून , 2017, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) तारीख 28 जून , 2017 , में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती 
है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , स्तंभ (4 ) में , ब्रैकेट और शब्दों “[ डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के 
लिए]", के स्थान पर ब्रैकेट, शब्द और अंक " " डेयरी सहकारी समितियों या कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18 ) के तहत 
पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से वितरण के लिए]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 
2 . यह अधिसूचना 15 नवंबर , 2017 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . 354/ 320/ 2017 -टीआरयू ] 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 


नोट : प्रधान अधिसूचना सं0 30/ 2017 - एकीकृत कर ( दर ), तारीख 22 सितंबर , 2017, सा . का . नि . 1198 ( अ ), तारीख 

28 जून , 2017, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) तारीख 28 जून , 2017, में प्रकाशित 
किया गया था । 


6691 GI / 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i )] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 14th November, 2017 

No . 50/ 2017 -Integrated Tax ( Rate ) 
G . S . R . 1402 ( E) . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017 ) , the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Goods and Services Tax Council , 
hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of 

Finance ( Department of Revenue), No. 30/ 2017 -Integrated Tax ( Rate), dated the 22nd September , 2017 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - section (i), vide number G .S .R . 1198 
( E ) , dated the 22 September , 2017 , namely : 

In the said notification , in Table in column ( 4 ) , for the brackets and words “ for distribution through 
dairy cooperatives ] ” , the brackets , words and figures “ [for distribution through dairy cooperatives or 
companies registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) ]” , shall be substituted . 
2 . This notification shall come into force on the 15th day of November , 2017. 

[ F. No . 354/320/ 2017 - TRU] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 30 / 2017 - Integrated Tax (Rate ), dated the 22nd September, 2017 , was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number 
G. S . R . 1198 ( E ) , dated the 22nd September , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2017 

सं . 85/ 2017- सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 1403( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1 ) और सीमा 
शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 50/ 2017- सीमा शुल्क , तारीख 30 जून , 2017 , जिसे सा . का . नि . 785 ( अ ), तारीख 30 
जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित 
संशोधन करती है यथा: 
(i) क्रम सं . 557क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 557ख कोई अध्याय । सभी वस्तुएं , पोत , जहाज [मोटर वाहन से 

शून्य 102 "; 
भिन्न ] आयात के पश्चात उपयोग के लिए 
आयातक द्वारा लीज के तहत आयातित 


(ii) क्रम सं . 607 या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रति : स्थापित किया जाएगा , अर्थात्: - 
| " 607 क 9804 निजी इस्तेमाल के लिए आयातित जीवन 
रक्षक औषधियों/ दवाएं , जिनकी विदेशी 

न्य 104"; 
आपूर्तिकर्ता द्वारा 
मुफ्त में आपूर्ति की गई 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) अनुबंध में , शर्त संख्या 103 के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों को अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा 
" 104 यदि आयातकर्ता आयात के समय 

( 1) वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आयात की गई हो ; 
( 2) महानिदेशक या उप महानिदेशक या सहायक महानिदेशक , स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली , राज्य सरकार की 
स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिला चिकित्सा अधिकारी / जिला के सिविल सर्जन , द्वारा यह नीचे दिए गए फॉर्म 
में प्रमाणित है , प्रत्येक व्यक्ति के मामले में , नीचेदिए गए फॉर्म में यह प्रमाणित है कि यह माल , जीवन रक्षक 
औषधियों/ दवाएं (विवरण , मात्रा और तकनीकी विशिष्टता के संबंध में ) हैं; तथा 
( 3) उपआयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति हो , को इस आशय की अंडरटेकिंग 
देता है कि आयातित वस्तुओं का प्रयोग निजी उद्देश्य के लिए किया जाएगा और यदि उक्त आयातित वस्तुओं 
का प्रयोग उपर्युक्त उद्देश्य के लिए नहीं होता है तो वह मांग किए जाने पर उतनी राशि का भुगतान करेगा 
जितना कि यदि इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट न दी गई होती तो उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर 
शुल्क लगता 


प्रपत्र 


अवधि .. 
. 
. 
.( औषधिाया जाता है कि. 
. 


प्रमाणपत्र संख्या.... .... ... .. ( वर्ष) . ........ . 

........ .. ....... ( रोगी का नाम ) द्वारा आयात की जा 
रही .. ....... ( औषधि/ दवा का नाम ), जीवन रक्षक औषधि / दवा है , और ...... ...... ...... (मात्रा ), उपचार 
अवधि . ..... ..... (महीनों ) के लिए आवश्यक है और इसकी आईजीएसटी के भुगतान से छूट की सिफारिश की 
जाती है । 

महानिदेशक की तिथि के साथ हस्ताक्षर | 

उप महानिदेशक 
सहायक महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, नई दिल्ली या स्वास्थ्य सेवा निदेशक या 

जिला चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन " 


2. यह अधिसूचना 15 नवंबर , 2017 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं. 354/320/ 2017-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 50 / 2017 - सीमा शुल्क , तारीख 30 जून , 2017, सा . का .नि . 785( अ ), तारीख 30 जून , 2017 

द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम 
संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड ( i) द्वारा अधिसूचना सं . 84/ 2017 - सीमा शुल्क , 
तारीख 8 नवम्बर , 2017 सा . का .नि . 1376( अ ), तारीख 8 नवम्बर, 2017 द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th November, 2017 

____ No. 85 / 2017 - Customs 
G . S . R . 1403( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act ,1962 ( 52 of 1962 ) and sub -section (12 ) of section 3 of Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) , the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No. 50/ 2017 Customs , dated the 30th June, 2017, published inthe Gazette of India, Extraordinary , 
Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 785 (E ), dated the 30th June, 2017 , namely : 
In the said notification , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (1) ] 


(a ) in the Table , 

(i) after S . No. 557A and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 
“ 557B Any Chapter All goods, vessels , ships ( other 

Nil 

102 ” ; 
| than motor vehicles ] imported 
under lease , by the importer for 
use after import 


( ii ) after S . No. 607 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 


“ 607A 


9804 


Nil 


Nil 


104 ” . 


Lifesaving drugs/medicines for personal 
use , supplied free of cost by overseas 
supplier 


(b ) in the Annexure , after condition No. 103 , the following conditions shall be inserted , namely : - 
“ 104 

If the importer at the time of import 
(a ) the goods are imported by an individual for personal use ; 
(b ) it is certified in the Form below , by the Director General or Deputy Director 
General or Assistant Director General, Health Services, New Delhi, Director of 
Health Services of the State Government or the District Medical Officer/Civil 
Surgeon of the district, in each individual case , that the goods are lifesaving 
drugs or medicines (Regarding description , quantity and technical specificity ) ; 
and 

(c ) furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Customs or the 
Assistant Commissioner of Customs, as the case may be , to the effect that the 
imported goods shall be used for the personal purpose and he shall pay, on 
demand , in the event of his failure to use the imported goods for the said 
purpose , an amount equal to the difference between the duty leviable on such 
quantity of the imported goods but for the exemption under this notification ; 

FORM 
Certificate No....... . .. .... of ............. (year ) 
Certified that the .. ... .... ... ... ... . ... (name of the drug/medicine) being 

.. ................(name of the patient) is a lifesaving 
drug/medicine and required in .......... . . . (quantity ) for treatment 
period . ....... .. (months ) and exemption from the payment of IGST is 
recommended . 

Signature with date of Director General / 

Deputy Director General / 
Assistant Director General, Health Services, New Delhi or Director of Health 

Services or 
District Medical Officer/Civil Surgeon ” . 


[F . No. 354 /320 /2017 - TRU ] 

RUCHIBISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No.50 /2017 - Customs, dated the 30th June , 2017 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i ) vide number G .S . R . 785 ( E ) , dated the 
30th June , 2017 and last amended vide notification No. 84 / 2017 -Customs, dated the 08h November , 
2017, published vide number G . S. R . 1376 ( E ), dated the 08th November , 2017. 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शर्ते 


( 1 ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2017 

सं . 86 / 2017- सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 1404 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम ( अ ) , 1962 (1962 का 52 ) की धारा की उपधारा 251 ( और 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के 
कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विवरण की वस्तुओं को , जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम 
अनुसूची में आते है , और जब उनका भारत में आयात किया गया हो तो उस समय उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनमय की धारा 
3 की उपधारा ( 7 ) के तहत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से , उक्त सारणी के कालम ( 3) की अधीन रहते हुए , 
छूट देती है : 

सारणी 
क्रम सं . 

वस्तुओं का विवरण 
( 2 ) 

( 3 ) 
खेल के निम्नलिखित सामान : 

( क ) उक्त वस्तुओं का भारत में आयात किसी ख्याति प्राप्त 
1. तीरन्दाजी 

खिलाडी द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य से किया गया हो ; 
( 1 ) धनुष और तीर 
( 2 ) बो हेन्डल्स 

( ख ) आयातकर्ता इन वस्तुओं के आयात के समय सहायक 
( 3 ) बो लिम्बस 

आयुक्त , सीमा शुल्क, या उपआयुक्त सीमा शुल्क को ऐसा 
( 4 ) बो सिंक्ड 

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो जो कि भारत सरकार , मानव 
( 5 ) वी बार सेट 

संसाधन विकास मंत्रालय के युवा एवं खेल विभाग के कम 
( 6 ) बटन 

से कम उप सचिव स्तर से प्राप्त हो और उसमें निम्नलिखित 
( 7) स्ट्रिंग मैटेरियल - फास्ट एंड लाइट 

बातें हों - 
( 8) ऐरो टैम्स , 

(i) उक्त वस्तु का विवरण , मात्रा/ संख्या और मूल्य ; 
( 9) फिंगर टैब्स 

( ii) यह कि आयातकर्ता एक ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है; और 
| (10) आर्म गार्डस 

(iii) यह कि उक्त वस्तु आयातकार्ता के प्रशिक्षण के उद्देश्य 
| ( 11) टारगेट फेस 

अत्यंत आवश्यक है: बशर्ते कि उक्त सारणी के कालम ( 2 ) 
| ( 12) बाइनोक्युर्लस 

में निर्दिष्ट मद XV निशानेबाजी के अंतर्गत दी गई वस्तुओं 
| ( 13) टारगेट बास 

के मामले में उक्त वस्तुओं का भारत में आयात किसी 
| (14) बो स्टिंग 

ख्याति प्राप्त निशानेबाज के द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य से 

किया गया हो और ऐसा आयातकार्ता सहायक आयुक्त , 
| (15) क्लिकर 

सीमा शुल्क या उपआयुक्त सीमा शुल्क जैसी भी स्थिति 
( 16 ) फ्लेचिंग जिंग 

हो , को नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया से प्राप्त 

इस आशय का प्रामण पत्र प्रस्तुत करता हो कि वह एक 
( 17) फ्लेचिस 

ख्याति प्राप्त निशानेबाज है । 
(18 ) चेस्ट गार्ड 
( 19) ऐरो रेस्ट 

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए , " प्रसिद्ध 
( 20 ) ऐरो क्विवर 

निशानेबाज " का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसने एक ओपन 

पुरुष इवेंट या ओपन महिला कार्यक्रम या ओपन 
( 21 ) नॉक 

सिविलियन कार्यक्रम में राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में 
II . एथलेटिक्स 

हिस्सा लिया है चाहे या अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के 
( 1) थ्रोइंग हैमा 

अनुसार आयोजित योग्यता टूर्नामेंट से या वाइल्ड कार्ड 
( 2 ) डिसकस 

एंट्री से और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित 
( 3 ) शाट 

न्यूनतम योग्यता स्कोर प्राप्त किया है । 
( 4 ) जेवेलिन 
( 5 ) फाइबर ग्लास वालटिंग पोल्स 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1 )] 


( ग ) अस्त्र और शस्त्र विदेश व्यापार महानिदेशालय के 
द्वारा लागू की गई लाइसेंसिंग शर्तों और गृह मंत्रालय के 
अनुमोदन के अधीन रहेंगे । 


( 6) शूज 
( 7) स्पाइक्स 
( 8) क्रास बार 
( 10 ) पोल वॉल्ट 
( 11) क्रास बार (हाई जंप ) 
| (12) हर्डल्स 
( 13) टेक आफ बोर्ड 
( 14) पोल वॉन्ट अपराइट 
( 15) स्पिंगबोर्ड 
( 16) स्टाटिंग बलॉक्स 
III. बैडमिंटन 
( 1) शूटलकाक्स ( 2) रेसक्यूटस 
( 3 ) रेसक्यूट स्टिंगस 
IV . बास्केटबाल 
( 1 ) हैयड्रा अपराइट 
( 2) बास्केट बाल्स आफ सुपीरियर क्वालिटी 
( 3) 24- सेकेंड इलेक्ट्रानिक डिवाइस 
V. बिलियर्ड और स्नूकर 
( 1) बिलियर्ड/स्नूकर बाल्स 
( 2 ) क्यूस 

VI. बाक्सिंग 
( 1) कब प्रोटेक्टर 
( 2) हैड गार्ड 
( 3 ) माउथ गार्ड / गम शील्डस 
( 4) बाक्सिंग ग्लब्स 
( 5) स्पीड बाल्स 
( 6) ट्रेनिंग रोबोट्स 
( 7) शूज 
( 8) टीथ गार्ड 
( 9) पंजिंग पैड 
( 10 ) ब्रस्ट गार्ड फार लेडिज 
( 11 ) बैन्डेज 
( 12 ) स्क्रोलिंग डिवाइस 
VIA.क्रिकेट 
( 1) क्रिकेट बाल्स 
( 2 ) बोलिंग मशीन्स 
( 3) फिजिकल फिटनेस/ ट्रेनिंग के लिए 
( 4) ऐरोबिक एक्यूबमेंट फॉर फीजिकल ट्रेनिंग 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| VIB. कैरम 

( 1 ) कैरम बोर्ड 
| VIC. कनोइंग , क्याकिंग और रोविंग 
( 1) बोटस 
( 2 ) पैडल्स 
( 3) एरगोमीटरर्स 

VII. साइक्लिंग 
( 1 ) हैल्मेट / एयरोडाइनामिक 
( 2) स्किन फिट राइडिंग किट ( टी - शर्ट और शार्टस 
वनपीस ) 
( 3) लैदर साइक्लिंग शूज विद क्लैटस 
( 4) ग्लव्स 
( 5) स्किन –फिट वार्मिग अप किट ( वनपीस लोअर 

और टाप फुल स्लीव्स ) 
( 6 ) रेसिंग साइकिल ( रोड) कम्पीटिशन्स और ट्रेनिंग 
विद स्पेयर्स 
( 7) रेसिंगसाइकिल (ट्रेक) कम्पीटिशन्स और ट्रेनिंग 
विद स्पेयर्स 

VIII . फेन्सिंग 
( 1) फेन्सिंग इक्यूपमेंट सेट विद ऐसेसरीज/स्पेयर्स 
( 2 ) शूज 

X. फुटबॉल 
( 1) उच्च गुणवत्ता वाली फुटबाल 
( 2) गोलकम्पलीट कीपर किट्स , कम्पलीट 
( 3) फुटबसन शूज 
( 4) शिन गार्ड 
X . GYMNASTICS 
( 1 ) ट्रम्पोलाइन 
( 2 ) पैरर्रल बार 
( 3) होरीजेन्टल बार 
( 4) पोमेल हार्स 
( 5 ) वालटिंग हार्स 
( 6) रोमन रिंग्स 
( 7) वाल्ट रनवे 
( 8) वाल्टिंग बोर्डस 
( 9) बैलेन्स बीम्स 
( 10) अनइवेंट बार 
( 11) फ्लोर प्लेटस 
( 12 ) पैरेलर बार रेल्स 
( 13 ) अनईवन बार रेल्स 
| (14) स्ट्रप्स एंड रिंग्स 
| ( 15) स्कोरिंग सिस्टम 
| ( 16) मशरूम 
( 17 ) बीट बोर्ड 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i )] 


| (18) स्पेयर बार्स 
( 19) क्रेस मेटस 
( 20) एक्रोबेटिक टमलिंग मेट 
|( 21 ) फ्लोर एक्सरसाइज मेट 
( 22 ) रिदमिक अपरेटस बाल 
( 23 ) रोप क्लब्स और रिबन 
( 24) पाल्म गार्ड 
XI. गोल्फ 
( 1 ) गोल्फ बाल्स 
( 2) गोल्फ क्लब्स 

XII. हाकी 
( 1) कम्पलीट गोलकीपर किटस 
( 2) सिंथेटिक डिम्पल्ड बाल्स 
( 3) शूज 
( 4) हाकी स्टिकस 
( 5) गोल पोस्ट 
( 6) टफ क्लीनिंग मशीन 
( 7) बा श्रोइंग मशीन 

XIII. हैंडबाल 
( 1) उच्च गुणवत्ता वाली हैंडबाल्स 
XIV . 957 
( 1) जूडो मैटस 
( 2 ) जूडो डेसिस 
( 3) स्पोटिंग एंड स्ट्रपिंग 
( 4 ) जेडो डम्मी 
( 5 ) शूज 
( 6) क्रेश मेट 
(7) स्कोरिंग सिस्टम 

XV . शूटिंग 
( 1) राइफल - 22 कैलिबर्स (जिसके बैरल बाहरी 
व्यास कम से कम 10 मिमी हो . ) 
( 2) पिस्टर्स - . 22 और 32 कैलिबर्स ( बैरल की माप 
ब्रीच प्वाइंट से की जानी चाहिए ) 
( 3) एयर राइफल/पिस्टल्स - 4. 5 एमएम /0. 177 
कैलिबर्स 
( 4 ) शॉट गन्स - 12 बोर ( इसे वेन्टीलेटिड रिबस और 
"सिंगलसाइटिंग प्लेन्स होना ") 
( 5) एयर पलैटस - डायाबलोटाइप (अर्थात इसमें 
नोसकनमटराउंड , पेन्टिंग नोस ) 
( 6 ) अमोनियटोन - 

12 बोर कार्टेजिस , 
. 27 एयर पैलेटस 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 22 बोर मैच काटेजिस , 
. 22 बोर रपैड फायर ( शार्ट ) कार्टेजिस . 22 बोर 
पिस्टल मैच स्टैंडर्ड स्पोर्टस 

. 32 बोर वाड - क्यूटर्स 
( 7 ) . 32 बोर रिवाल्वर ( बैरल लैंथ जो कि 41/2" से 
कम न हो और कौट्रिरेज के सिलेंडर के छोर से की 
जाएगी ) 
( 8) . 22 बोर रिवाल्वर - (बैरल की लंबाई उपर्युक्त 
के अनसार) 
( 9) टेलीस्कोप 
( 10) 12 बोर गन 
( 11 ) . 38/.357 रिवाल्वर/पिस्टल 
( 12) Rifles 7 . 62 /. 308 या अन्य जो कि 8 
एमएम के केलिबर का हो 
( 13) इलेक्ट्रानिक टारगेट स्कोरिंग सिस्टम 
( 14) क्ले बर्डस 
XVI. स्कीइंग 
( 1 ) स्किस 
( 2) स्की बाइडिंग 
( 3 ) स्की बूटस 
( 4 ) स्की सूटस 
( 5) शूज 
XVII. स्विमिंग / वाटर पोलो 
( 1 ) गोगल्स 
( 2) पेस क्लॉक्स 
( 3 ) पुल बाय 
( 4 ) किक बोर्डस 
( 5) लेन रोप 
( 6) रिससिएटरर्स 
(7) लाइफ जैकेट 
( 8) पोर्टेबल स्टाटिंग ब्लाक्स 
( 9 ) स्टाप वाच 
XVIII . टेबल टेनिस 
( 1 ) बाल्स 
( 2 ) रैकेटस 
( 3 ) रबर शीट्स 
XIX. वालीबाल 
( 1 ) उच्च गुणवत्ता वाले बालीबाल 
( 2 ) प्रेशर गाज 
( 3) नी पेडस 
( 4) वालीबाल एडजेस्टेबल पोल्स 
( 5) वालीबाल फाइबर ग्लास ऐंटिना 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i )] 


XIXA. वाटर पोलो 
( 1 ) बाल्स 
( 2) कैप्स 

XX. वेटलफ्टिंग 
( 1) बारबैल सैटस और रोडस 
( 2 ) बारबैल प्लेट्स /डिक्स 
( 3) शूज 

XXI . कुश्ती 
( 1) रेसिलिंग मैटस 
( 2 ) डमी 
( 3 ) रेसिलिंग कोस्टयूम्स 

XXII. याचिंग 
( 1) बाइनोकूलर्स 
( 2) बोटस और अन्य एसेस्रीज 
XXIII. इक्यूस्ट्रीय 
( 1 ) सैडल 
( 2 ) ब्रीडल 
( 3) स्ट्रव लैदर 
( 4) स्ट्रिव आयरन ( 5) Bits 
( 6) जम्पिंग सैट 
XXIV. कबड्डी 
( 1 ) मैटस 
( 2 ) शूज 
XXV . कराटे 
( 1) कराटे मैट 
( 2) किट 

XXVI . लान टेनिस 
( 1) रेकिट्स 
( 2) बाल्स 
( 3) शूज 
( 4) रैकेट स्ट्रिंग / गट 
XxVII . लॉन बालिंग 
( 1 ) बाल्स 
( 2) जैक 
XXVIII . राविंग 
(I) फिक्स्ड पूर्ट 
( 2) शूज 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| ( 3 ) रो बाल्स 
| ( 4) एसोर्टिड टूल्स 
( 5 ) कार्ब फाइबर ओर्स और स्कल्स 
( 6) रूटन्स और स्लीव्स फार ओर्स 
( 7) वोट रिपेयरिंग के सामान 
XXIX. रग्बी 
( 1 ) बाल्स 
( 2 ) शूज 

XXX. स्पीक टकरा 
(I)बाल्स 

XXXI. सॉफ्ट बाल 
(I) बैट (स्लूगर ) 
( 2 ) कैचर किट बाल ( 3) बाल्स 
( 4) एम्पायर किट 
( 5 ) लेफ्ट हैंड ग्लोब्स ( 6 ) होम प्लेट रबर 
( 7) मिट 
( 8) चेस्ट गार्ड 
( 9) लेग गार्ड 
( 10) हार्ड टो शूज 
| ( 11) फेस मास्क 
(12) हेलमेट 
XXXII. स्कैश 
(I)रैकेट 
( 2 ) बाल्स 


स्पष्टीकरण . - इस अधिसूचना के उद्देश्य , किसी " ख्याति प्राप्त निशानेबाज से अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसने ओपन्स 
मैन्स इवेंट और औपन्स वीमेन्स इवेन्ट और ओपन सिवियन्स इवेन्ट के नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में चाहे क्वालिफाइंग टूनामेंट 
या वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से भाग लिया हो और इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्टीय तीरन्दाजी संघ के नियमों के अनुसार 
आयोजित हुआ हो और ऐसा व्यक्ति नेशनल राइफल ऐसेसिएशन न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किया हो । 
2. यह अधिसूचना 15 नवंबर , 2017 से प्रवृत्त होगी । 

[ फा . सं . 354/ 320/ 2017-टीआरयू 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th November, 2017 

No. 86 / 2017 - Customs 
G . S . R . 1404 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) and sub -section ( 12 ) of section 3 , of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of 
the description specified in column ( 2 ) of the Table hereto annexed and falling with in the First Schedule to 
the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) , when imported into India, from whole of the integrated tax 
leviable thereon under sub -section (7 ) of section 3 of said Customs Tariff Act subject to the conditions as 
specified in Column ( 3 ) of the said Table : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (1) ] 


TABLE 


Conditions 


S . No. 
(1 ) 


Description ofGoods 

(2 ) 
The following sports goods for: 
I. ARCHERY 
( 1 ) Bows and Arrows 
(2 ) Bow Handles 
(3 ) Bow Limbs 
(4 ) Bow Sinked 
(5 ) ‘ V ’ Bar Set 
(6 ) Button 
(7) String Material - fast and light 
( 8 ) Arrow Tabs 
(9 ) Finger Tabs 
( 10 ) Arm Guards 
( 11 ) Target Face 
(12 ) Binoculars 
(13) Target Boss 
(14 ) Bow string 
(15) Clicker 
( 16 ) Fletching Jig 
(17 ) Fletches 
( 18 ) Chest Guard 
(19 ) Arrow Rest 
( 20 ) Arrow Quiver 
(21) Nock 
II. ATHLETICS 
( 1) Throwing Hammers 
( 2 ) Discus 
( 3 ) Shot 
(4 ) Javelin 
( 5 ) Fibre Glass Vaulting Poles 
(6 ) Shoes 
(7 ) Spikes 
(8 ) Cross Bar 
( 10 ) Pole Vault 
( 11) Cross Bar (high Jump) 
(12 ) Hurdles 
(13) Take off Board 
(14 ) Pole Vault Upright 
(15) Spring Board 
( 16 ) Starting Blocks 
III. BADMINTON 
(1 ) Shuttlecocks 
( 2 ) Racquets 


(3 ) 
( a ) The said goods are imported into India by a sports 
person of outstanding eminence for training purposes ; 
(b ) the importer , at the time of importation of the 
goods, produces a certificate to the Assistant 
Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of 
Customs from an officer not below the rank of a 
Deputy Secretary in the Department of Youth Affairs 
and Sports, Ministry of Human Resource 
Development, Government of India indicating 
(i) the description , quantity and value of the said 
goods ; 
( ii ) that the importer is a sports person of outstanding 
eminence ; and 
( iii) that the said goods are essential for the training 
purposes of the importer and recommends grant of the 
exemption ; 
Provided that in respect of goods listed under item XV 
SHOOTING specified in column ( 2 ) of the Table , the 
said goods are imported into India by a renowned 
shooter for training purpose and such importer 
produces a certificate to the Assistant Commissioner of 
Customs or Deputy Commissioner of Customs as the 
case may be, from the National Rifle Association of 
India that the importer is a renowned shooter. 
Explanation . - For the purpose of this notification , 
" renowned shooter " means a person who has 
participated in a National Shooting Championship in 
an Open Men s Event or Open Women s Event or Open 
Civilian s Event whether through Qualifying 
Tournament or Wild Card Entry conducted in 
accordance with the rules of the International Shooting 
Union , and has attained the Minimum Qualifying 
Score prescribed by the National Rifle Association . 
(c) arms and ammunition shall be subject to the 
Licensing conditions imposed by the Directorate 
General of Foreign Trade and approvals by the 
Ministry of Home Affairs . 


[ ATT II - QU5 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) Racquet Strings 
IV . BASKETBALL 
( 1 ) Hydra Upright 
( 2) Basket balls of superior quality 
(3 ) 24 - second electronic device 
V . BILLIARDS AND SNOOKER 
(1 ) Billiards/ Snooker Balls 
(2 ) Cues 
VI. BOXING 
( 1 ) Cub Protector 
( 2 ) Head Guard 
( 3 ) Mouth Guard /Gum Shields 
( 4 ) Boxing Gloves 
(5 ) Speed Balls 
(6 ) Training Robots 
(7 ) Shoes 
(8 ) Teeth Guard 
(9 ) Punching pad 
( 10 ) Breast Guard for Ladies 
( 11) Bandage 
(12 ) Scoring Device 
VIA . CRICKET 
( 1) Cricket Balls 
(2 ) Bowling machines 
(3) Swiss ball for physical fitness /training 
(4 ) Aerobic equipment for physical 
training 
VIB . CARROM 
(1 ) Carrom Board 
VIC . CANOEING , KAYAKING AND 
ROWING 
(1 ) Boats 
(2 ) Paddles 
( 3) Ergometers 
VII . CYCLING 
( 1) Helmet/aerodynamic 
( 2 ) Skin fit riding kit ( T -Shirt and shorts 
in one piece ) 
( 3) Leather cycling shoes , with cleats 
(4 ) Gloves 
( 5 ) Skin - fit warming up kit (one piece 
lower and top full sleeve ) 
(6 ) Racing cycles (Road ) for 
competitions and training , with spares 
(7 ) Racing cycle ( Track ) for competitions 
and training, with spares 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


VIII. FENCING 
(1 ) Complete set of fencing equipment 
with accessories / spares 
(2 ) Shoes 

IX . FOOTBALL 
( 1) Footballs of superior quality 
( 2 ) Goal keeper kits, complete 
(3) Football Shoes 
(4 ) Shin Guard 
X .GYMNASTICS 
(1 ) Trampoline 
( 2 ) Parallel bar 
( 3 ) Horizontal bar 
(4 ) Pommel horse 
(5 ) Vaulting horse 
(6 ) Roman rings 
(7 ) Vault runway 
(8 ) Vaulting Boards 
(9 ) Balance Beams 
( 10 ) Uneven bar 
(11 ) Floor plates 
( 12 ) Parallel bar rails 
( 13 ) Uneven bar rails 
( 14 ) Straps and rings 
( 15 ) Scoring System 
( 16 ) Mushroom 
( 17) Beat Board 
( 18 ) Spare Bars 
( 19 ) Crash Mats 
( 20 ) Acrobatic Tumbling Mat 
( 21) Floor Exercise Mat 
( 22) Rhythmic Apparatus Ball 
(23) Rope , Clubs & Ribbon 
( 24 ) Palm Guard 
XI. GOLF 
( 1 ) Golf balls 
( 2 ) Golf clubs 
XII . HOCKEY 
(1 ) Complete goal keeper s kits 
( 2 ) Synthetic dimpled balls 
( 3 ) Shoes 
( 4) Hockey Sticks 
(5 ) Goal Post 
(6 ) Turf cleaning Machine 
( 7 ) Ball Throwing Machine 
XIII. HANDBALL 
(1) Hand balls of superior quality 


[ ATT II - QU5 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


XIV . JUDO 
( 1) Judo Mats 
( 2 ) Judo Dresses 
( 3) Supporting and Strapping 
( 4 ) Judo Dummy 
(5 ) Shoes 
(6 ) Crash Mate 
(7 ) Scoring System 
XV. SHOOTING 
( 1 ) Rifles - . 22 Calibres ( should have at 
least an outside barrel diameter of 10 
mm .) 
(2 ) Pistols - .22 and . 32 Calibres (barrels 
should be measured from the Breach 
point ) 
( 3 ) Air Rifles/ Pistols - 4 .5 mm /0 . 177 
Calibres 
( 4 ) Shot Guns - 12 bore ( should be 
" Ventilated Rib " and " Single Sighting 
Planes " ) 
(5 ) Air pellets - Diabelotype (i. e. with flat 
nosecand metround on painted nose ) 
(6 ) Ammunition - 

12 bore cartridges, 
.27 air pellets , 
.22 bore match cartridges , 
.22 bore rapid fire ( short ) cartridges, 
.22 bore pistol match standard sports , 
. 32 bore wad - cutters 
(7 ) . 32 bore revolver (barrel length 
should not be less than 4 " - " and 
measurements are to be taken from the 
end of the cylinder holding the cartridge ) 
(8 ) .22 bore revolver - (barrel length 
same as above ) 
( 9 ) Telescope 
( 10 ) 12 Bore Gun 
(11) . 387.357 revolver / pistol 
( 12 ) Rifles 7.621 . 308 or any caliber upto 
8mm 
(13) Electronic Target scoring system 
( 14 ) Clay birds 
XVI. SKIING 
( 1 ) Skis 
(2 ) Ski bindings 
( 3) Ski boots 
(4 ) Ski suits 
(5 ) Shoes 
XVII. SWIMMING /WATER POLO 
( 1 ) Goggles 
(2 ) Pace clocks 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


( 3) Pull buoy 
( 4 ) Kick boards 
(5 ) Lane Rope 
(6 ) Resuscitators 
(7 ) Life Jackets 
(8 ) Portable Starting Blocks 
(9) Stop Watch 
XVIII. TABLE TENNIS 
( 1 ) Balls 
(2 ) Racquets 
( 3 ) Rubber sheets 
XIX . VOLLEYBALL 
( 1 ) Volleyballs of superior quality 
(2 ) Pressure gauge 
(3 ) Knee pads 
(4 ) Volleyball adjustable poles 
(5 ) Volleyball fibreglass antenna 
XIXA. WATER POLO 
( 1) Balls 
( 2 ) Caps 
XX. WEIGHTLIFTING 
( 1 ) Barbell sets and rods 
( 2 ) Barbell Plates /discs 
( 3) Shoes 
XXI. WRESTLING 
( 1) Wrestling Mats 
(2 ) Dummy 
( 3) Wrestling costumes 
XXII. YACHTING 
(1) Binoculars 
( 2) Boats and other accessories . 
XXIII . EQUESTRIAN 
( 1) Saddle 
(2 ) Bridle 
( 3) Stirrup Leather 
(4 ) Stirrup Iron 
(5 ) Bits 
( 6 ) Jumping Set 
XXIV .KABBADI 
( 1) Mats 
(2 ) Shoes 
XXV. KARATE 
( 1 ) Karate Mat 
( 2 ) Kit 
XXVI. LAWN TENNIS 
(1 ) Rackets 


[ ATT II - QU5 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) Balls 
( 3 ) Shoes 
(4 ) Racket String/ Gut 
XXVII. LAWN BOWLING 
(1 ) Balls 
(2 ) Jack 
XXVIII. ROWING 
( 1) Fixed Purt 
( 2 ) Shoes 
(3) Row Balls 
( 4 ) Assorted tools 
(5 ) Carbon fibre oars and sculls 
(6 ) Ruttons and sleeves for oars 
(7 ) Material for boat repair 
XXIX . RUGBY 
( 1 ) Balls 
( 2 ) Shoes 
XXX. SEPAK TAKRAW 
(1) Balls 
XXXI. SOFTBALL 
(1) Bat ( slugger ) 
(2 ) Catcher kit 
( 3 ) Balls 
(4 ) Umpire Kit 
(5 ) Left hand gloves 
(6 ) Home Plate Rubber 
(7 ) Mitt 
(8 ) Chest Guard 
(9 ) Leg Guard 
( 10 ) Hard Tow Shoe 
( 11) Face Mask 
( 12 ) Helmets 
XXXII. SQUASH 
( 1) Racket 
( 2 ) Balls 


2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November , 2017 . 

[F .No. 354/320/2017- TRU ] 
RUCHIBISHT, Under Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .11 .15 


11 :50 :56 + 05 30 


